" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण , 1940 ( श०) 
1 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 743 


राँची, बुधवार 


परिवहन विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 जुलाई , 2018 


अधिसूचना संख्या - परि०वि०-3( स्था०)- 10/ 2013-630 - श्री नागेन्द्र पासवान ( झा .प्र. से.) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी , राँची के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला 
परिवहन पदाधिकारी , खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या- परि०वि० -3( स्था० )- 10/ 2013 -631-- श्री प्रभात कुमार ( झा.प्र. से.) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


अधिसूचना संख्या -परि०वि०- 3( स्था०)-10/ 2013-632 -- श्री जयदीप तिग्गा ( झा . प्र. से.) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी, पलामू के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 अगस्त , 2018 
अधिसूचना संख्या - परि०वि०-3( स्था०)- 10/ 2013-633 -- श्री रविरंजन कुमार विक्रम ( झा.प्र. से.) जो 
जिला परिवहन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

अधिसूचना संख्या- परि०वि०-3( स्था०)- 10/ 2013- 634 -- श्री विजय कुमार वर्मा ( झा .प्र.से .) जो 
जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला परिवहन पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या-परि०वि०-3( स्था० )-10/ 2013- 635 -- श्री योगेन्द्र प्रसाद ( झा .प्र. से.) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला परिवहन पदाधिकारी , गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 

___ अधिसूचना संख्या- परि०वि० - 3( स्था०)-10/ 2013-636 -- श्री राम कुमार मंडल ( झा. प्र. से.) जो 
जिला परिवहन पदाधिकारी , पाकुड़ के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला परिवहन पदाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

___ अधिसूचना संख्या- परि०वि० - 3( स्था०)- 10 / 2013- 637 -- श्री रवीन्द्र चौधरी ( झा .प्र. से.) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला परिवहन पदाधिकारी , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


अधिसूचना संख्या - परि०वि०- 3( स्था०)- 10/ 2013- 638 -- श्री संजीव कुमार ( झा . प्र. से .) जो जिला 
परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


___ अधिसूचना संख्या- परि०वि०- 3( स्था०)-10/ 2013-639-- श्री दिनेश कुमार रंजन ( झा .प्र. से.) जो 
जिला परिवहन पदाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा के पद पर कार्यरत हैं , को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


उपरोक्त सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को पूर्व की भांति मोटर वाहन अधिनियम 
1988 की धारा - 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदत्त रहेगी । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से 


भूषण पासवान 
सरकार के उपसचिव 
परिवहन विभाग 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 743 -- 50 


